रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 / 98 


REGD. NO . D. L.-33004/ 98 


सम्पपप जपत 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग 1 - खण्ड3 उप - खण्ड (i) 
PART I - Section 3 Sub - section (1) 


प्राधिकार से प्रकाशित 


Ni 
* परकार 


PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं० 149 ] 
No. 149 ] 


नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , अप्रैल 30 , 1998 / वैशाख 10 , 1920 
NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 30, 1998 /VAISAKHA 10 , 1920 


कार्मिक , लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय 
( कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 1998 
सा . का , नि . 230( अ ). - भारतीय प्रशासनिक सेवा ( संवर्ग ) 
नियम , 1954 के नियम 4 के उपनियम ( 2 ) के साथ पठित अखिल 
भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 ( 1951 का 61 ) की धारा 3 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उत्तर प्रदेश 
सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा ( संवर्ग संख्या का नियतन ) 
विनियम, 1955 में आगे और संशोधन करने के लिए एतदद्वारा निम्नलिखित . 
विनियम बनाती है, अर्थात् : 


अध्यक्ष, राजस्व बोर्ड तथा सलाहकार 
भूमि सुधार 
सदस्य, राजस्थ बोर्ड 
अध्यक्ष, प्रशासनिक अधिकरण और अध्यक्ष, 
सतकर्ता आयुक्त 
सदस्य, राजस्व बोर्ड 
कृषि उत्पादन आयुक्त 
प्रमण्डल आयुक्त ( आगरा, वाराणसी, मेरठ , लखनऊ , 
इलाहाबाद और कानपुर ) 
निवासीय आयुक्त , नई दिल्ली 
सरकार के प्रधान सचिव 
सचिव राजस्व बोर्ड 
अध्यक्ष , प्रशासनिक अधिकरण - 2 
प्रमण्डल आयुक्त 
सरकार के सचिव 
सदस्य ( विधायी ), राजस्व बोर्ड 
महानिरीक्षक, कारागार 
श्रम आयुक्त 
आयुक्त, खाद्य 
पंजीकरण महानिरीक्षक एवं स्टाफ महानिरीक्षक 
एवं अपर सचिव, राजस्व बोर्ड 


1. ( 1 ) इन विनियमों का नाम भारतीय प्रशासनिक सेवा ( संवर्ग 

संख्या का नियतन ) तीसरा संशोधन 1998 है । 


( 2 ) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 

प्रवृत्त होंगे । 


2. भारतीय प्रशासनिक सेवा ( संवर्ग संख्या का नियतन ) विनियम , 
1955 की अनुसूची में " उत्तर प्रदेश " शीर्षक और उसके अधीन प्रविष्टियों 
के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् : 

" उत्तर प्रदेश " 
1. राज्य सरकारा के अधीन वरिष्ठ पद 

सरकार के मुख्य सचिव 


290 


1180 GI/ 98 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3 (6) ] 


- - 


- 


14 


संयुक्त/विकास आयुक्त/मुख्य विकास अधिकारी / 
अपर/ संयुक्त/ परियोजना प्रशासक , क्षेत्र विकास 
मुख्य सचिव के स्टाफ अधिकारी तथा सरकार 
के विशेष संयुक्त सचिव तथा निदेशक 
राजस्व आसूचना 
निदेशक (प्रशासन ) चिकित्सा स्वास्थ्य 
और परिवार कल्याण 


उपर्युक्त 1 के 40 प्रतिशत के हिसाब से 

केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व 
3. · राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त मद 

संख्या 1 के 25 % की दर से 
प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त मद संख्या 1 के 
3.5 % की दर से 
भारतीय प्रशासनिक सेवा ( भर्ती) नियमावली, 1954 
के नियम 8 के अनुसार पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले 
पद उपर्युक्त मद संख्या 1, 2, 3 तथा 4 के 33 1/ 3 % 
की दर से 

___ 162 
6. छुट्टीरिजर्वतथा कनिष्ठ पद उपर्युक्त मद संख्या 

1 के 16. 5 % की दर से 
सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद 
( 1 + 2 + 3 + 4 + 6 ) ( - 5 ) 

373 
सीधी भर्ती के पद 
पदोन्नति पद 

162 
कुल प्राधिकृत पद संख्या 535 


चकबन्दी आयुक्त 
मनोरंजन कर आयुक्त 
मुख्य मंत्री के सचिव 
राज्यपाल के सचिव 
बिक्री कर आयुक्त 
परिवहन आयुक्त 
रजिस्ट्रार सहकारी समितियां 
निदेशक हथकरघा 
निदेशक , प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान 
निदेशक , पर्यटन 
उद्योग निदेशक 
ग्रामीण विकास के आयुक्त 
उत्पाद आयुक्त 
गन्ना आयुक्त 
सरकार के विशेष सचिव 
कृषि उत्पादन आयुक्त के विशेष अधिकारी तथा 
सरकार के विशेष/ संयुक्त/ सचिव 
संयुक्त सचिव 
निदेशक , योजना अनुसंधान तथा कार्रवाई प्रभाग 

और निदेशक, मूल्यांकन तथा प्रशिक्षण प्रभाग 
तथा सरकार के विशेष/ संयुक्त सचिव 
उपर/ संयुक्त, श्रम आयुक्त 
अपर/ संयुक्त , उधोग निदेशक 
अपर रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां 
अपर/ संयुक्त विक्री कर , आयुक्त 
पंचायत निदेशक 
सूचना निदेशक तथा सरकार के विशेष संयुक्त सचिव 1 
प्रशिक्षण तथा रोजगार निदेशक 
समाज कल्याण निदेशक 
सचिव, लोक सेवा आयोग 
कलक्टर तथा जिला मजिस्ट्रेट 
अपर आयुक्त, ग्रामीण विकास 
भूमि सुधार उपायुक्त 
निदेशक स्थानीय निकाय 
निदेशक , सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो तथा 
सरकार के संयुक्त/विशेष सचिव 
राहत आयुक्त तथा सरकार के विशेष सचिव 
निदेशक, शहरी भूमि हद बंदी 
क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक 


47 


___ 373 


2. 


[ सं. 11031/ 4/ 97 -- अ. भा . से ( II ) - क ] 

मधुमिता डी . मित्रा, डेस्क अधिकारी 
टिप्पणी : - 1. इस अधिसूचना के आरी होने से पहले उत्तर प्रदेश की 

कुल प्राधिकृत पद संख्या 527 थी । 
मूल विनियम दिनांक 22 - 10 - 55 के एस. आर. ओ. संख्या 
3350 द्वारा गजट में प्रकाशित किए गए थे । उसर प्रदेश 
संवर्ग संबंधित विनियों को बाद के निम्नलिखित सा . का . 
नि . द्वारा संशोधित किया गया था : 
सा . का .नि . सं. 

सारीख 
4625 

16 - 10 - 74 
9461 

24 - 12- 76 
1279 

28 - 10 -78 
471ई 

8 - 8 - 79 
446 

24 - 7 - 80 


[ 471 II - TV5 3 ( 1 ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


324 
750 
9005 


28 - 3 -81 
15 - 8 - 81 
20 - 12 - 83 


961 


26 - 12 - 87 


190 


26 - 3 - 88 
28 - 11 - 92 


526 


6 - 3 - 93 


125 
3196 
7395 


31 - 3 - 95 


31 - 12 - 97 


MINISTRY OF PERSONNEL , P. G . & PENSIONS 
(Department of Personnel & Training) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 30th April, 1998 
G . S . R . 230 ( E ). — In exercise of the powers conforred 
by sub - section ( 1 ) of section 3 of the All India Services Act, 
1951 (61 of 1951), read with sub -rule (2 ) of rule 4 the Indian 
Administrative Service (Cadre ) Rules , 1954 , the CentralGov 
ernment in consultation with the Government of Uttar Pradesh 
hereby makes the following regulations further to amend the 
Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength ) 
Regulations, 1955, namely :--- 

1. ( 1 ) These regulations may be called the Indian Ad 
ministrative Service (Fixation of Cadre Strength ) Third 
Amendment, 1998. 

(2 ) They shall come into force on the date of their 
publication in the Official Gazetto . 

2 . In the Schodule to the Indian Administrative Service 
(Fixation ofCadre Strength ) Regulations, 1955, for thehead 
ing Uttar Pradesh and the entires occurring thereunder the 
following shall be substituted , namely : 


Chairman , Administrative Tribunal 2 
Commissioner of Division 
Member (Judicial), Board ofRevenue 
Secretary to Government 
Labour Commissioner 
Commissioner , Food 
Inspector General of Prisons 
Inspector General of Registration - cum - Chief 
Inspector of Stamps-cum -Addl. Secy . Board of 
Revenue 
Commissioner for Consolidation 
Entertainment Tax Commissioner 
Secretary to Chief Minister 
Secretary to Governor 
Sales Tax Commissioner 
Transport Commissioner 
Registrar, Co -operative Sociotios 
Director, Handlooms 
Director, Administrative Training Instituto 
Director of Tourism 
Director of Industries 
Commissioner for Rural Development 
Excise Commissioner 
Cane Commissioner 
Special Secretary to Government 

46 
Special Officer to Agriculture Production 
Commissioner and Special/ Joint Secretary 
to Govoromont 
Joint Secrtary 

30 
Diroctor, Planning Research and Action Division 
and Director, Evaluation & Training Division 
cun- Special/ Joint Secretary to Goverment 
Additional Joint Labour Commissioner 
Additional/ Joint Director of Industries 
Addi, Rogistrar, Cooperative Societies 
Additional Commissioner, Rural Development 
Addl./ Joint Sales Tax Commissioner 
Director of Panchayats 
Diroctor , Information & Special/ Joint Secretary 
to Government 
Director of Training & Employment 
Director, Social Welfare 
Secretary , Public Service Commission 
Colloctor and District Magistrate 
Deputy Land Reforms Commissioner 
Director of Local Bodies 
Director, Bureau of Public Enterprises- cum - Joint/ 
Special Secretary to Government 
Relief Commissioner- cum - Spocial Joint Secretary 
to Govt. 
Director, Urban Land Ceiling 
Regional Food Controller 


“ UTTAR PRADESH ” 


290 


. 


Senior posts under the Government 
Chief Secretary to the Government 
Chairman , Board of Revenue and Adviser, 
Land Reforms 
Member, Board of Revenue 
Chaiman , Administrative Tribunal & 
Chairman , Vigilance Commission 
Member, Board of Revenue 
Agriculture Production Commissioner 
Commissioner of Divisions (Agra , Varanasi, 
Moorut, Lucknow , Allahabad and Kanpur ) 
Resident Commissioner, Now Delhi 
Principal Secretary to Government 
Secretary , Board of Rovenue 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 36 ] 


14 


Joint Development Commissioner/ Chief 
Development Officer/Additional/Joint Project 
Administrative , Area Development 
Staff Officer to Chief Secretary- cum- Special 
Joint Secretary to Government and Director, 
Revenue Intelligence 
Director (Administration ) Medical, Health and 
Family Welfare 


290 


परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा ( वेतन ) नियमावली, 1954 में आगे 
और संशोधन करने के लिए एतदद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है , 
अर्थात् : -- 

( 1 ) इन विनियमों का नाम भारतीय प्रशासनिक सेवा ( वेतन ) 

तीसरा संशोधन नियमावली, 1998 है । 
(2 ) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख 

से प्रवृत्त होंगे । 
2. भारतीय प्रशासनिक सेवा ( वेतन ) नियमावली, 1954 में 
( क ) " अनुसूची -III -क में राज्य सरकारों के अधीन भारतीय 

प्रशासनिक सेवा में समय वेतनमान से अधिक वेतन वाले 
पद सारणी में पहले कालम में उल्लिखित " उत्तर प्रदेश " 
प्रविष्टि तथा दूसरे और तीसरे कालमों में दी गई तत्स्थानी 
प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित 
की जाएंगी, अर्थात् : 

" उत्तर प्रदेश " 


2 . Central Deputation Reserve at the rate of 40 % 

of 1 above. 
3 . State Deputation Reserve @ 25 % of Item 

. ] above 
4 . Training Reserve @ 3.5 % of Item 1 above 
5 . Posts to be filled by promotion and selection 

under Rule 8 of the Indian Administrative Service 
( Recruitment ) Rules, 1954, not exceeding 

33-1/3 % of Item 1 , 2, 3 and 4 above 
6 . Leave Reserve and Junior Posts Reserve 

@ 16. 5 % of Item 1 above . 
Posts to be filled up by Direct Recruitment 
( Items 1 + 2 + 3 + 4 + 6 - 5 ) 

373 
Direct Recruitment Posts 

373 
Promotion Posts 

162 
Total Authorised Strength 

535 


116 


162 


रु. 26000 / 


रु. 26000/ 


रु . 26000/ 


रु. 26000/ 
रु. 22400 - 525 - 24500/ 

- यथोपरि 
- यथोपरि 


[ No. 11031/ 4/97- AIS(I)- A ] 

MADHUMITA D . MITRA, Desk Officer 
Note : - (i) Prior to issue of this notification the total 

authorised strenth of Uttar Pradesh was 527. 
(ii) The PrincipalRegulations were published to the 

Gazette vide SRO No. 3350 dated 22- 10 -1955. 
The Regulations in respect of Uttar Pradesh 
cadre have been subsequently amended vide the 
following GSR numbers and dates 
respectively :-- 426 E datod 16 -01 -74 , 946 E 
dtd. 24-12- 76 , 1279dated 28- 10 -78, 471Edated 
8- 8- 79, 446 Edated 24 - 7- 80 , 324 dtd . 28- 3 - 81 , 
75 dated 15 -8 -81 , 900 Edated 20 -12- 83, 961 dated . 
26 - 12- 87, 190 dated 26 - 3 - 88, 526, dated 28 - 11 
92 , 125 dated 6- 3- 93. 319E dated 31 -3 -95 , 739 
Edated 31 - 12 - 97 . 


सरकार के मुख्य सचिव 
अध्यक्ष, राजस्व बोर्ड तथा सलाहकार , 
भूमि सुधार 
सदस्य, राजस्व बोर्ड 
अध्यक्ष, प्रशासनिक अधिकरण तथा 
अध्यक्ष, सतकर्ता आयोग 
सदस्य, राजस्व बोर्ड 
कृषि उत्पादन आयुक्त 
सरकार के प्रधान सचिव 
प्रमण्डल आयुक्त ( आगरा , वाराणसी , 
मेरठ, लखनऊ , इलाहाबाद और कानपुर ) 
निवासीय आयुक्त, नई दिल्ली 
अध्यक्ष, प्रशासनिक अधिकरण 2 
प्रमण्डल आयुक्त . 
सदस्य (विधायी ), राजस्व बोर्ड 
सरकार के सचिव 
आयुक्त, खाध 
चकबन्दी, आयुक्त 
ग्रामीण विकास आयुक्त 
बिक्री कर आयुक्त 
मुख्य मंत्री के सचिव 
राज्यपाल के सचिव 
बिक्री कर आयुक्त 
परिवहन आयुक्त 
रजिस्ट्रार सहाकारी समितियां 


- यथोपरि 

- यथोपरि 
रु. 18400 - 500 - 22400/ 

-~ यथोपरि 

- यथोपरि--- 
रु . 18400 - 500 - 22400/ 
- ~ यथोपरि 
- यथोपरि --- 
- यथोपरि 
- यथोपरि 
- यथोपरि -- 
- यथोपरि 
... यथोपरि 
-- यथोपरि 
...- यथोपरि -- 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 1998 
सा . का . नि . 231 ( अ ). --- भारतीय प्रशासनिक सेवा ( वेतन ) 
नियमावली, 1954 के नियम 11 के साथ पठित अखिल भारतीय सेवा 

अधिनियम, 1951 ( 1951 का 61 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के 


[ भाग II - खण्ड 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


राहत आयुक्त एवं सरकार के विशेष / संयुक्त सचिष 
निदेशक, शहरी भूमि हदबन्दी 
क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक 
संयुक्त विकास आयुक्त/मुख्य विकास अधिकारी 
अपर/ संयुक्त परियोजना प्रशासक , क्षेत्र विकास 
मुख्य सचिव के स्टाफ अधिकारी तथा सरकार के विशेष/ संयुक्त सचिव . 
तथा निदेशक , राजस्व आसूचना 
निदेशक ( प्रशासन ) चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण 

[ सं. 11031/4/97 - अ. भा . से.-( ) ( ख ) ] 

__ मधुमिता डी. मित्रा, डेस्क अधिकारी 
टिप्पणी : --- मूल नियम दिनांक 14 - 9 - 54 के गजट संख्या 158 द्वारा प्रकाशित 
किए गए थे। उत्तर प्रदेश के संबंध में मूल नियमों के अनुसूची-ii को बाद 
में निम्नलिखित सा . का . नि . द्वारा संशोधित किया गया था । 52ई, तारीख 
28 - 2 - 74, 427ई तारीख 16 - 10 -74, 947ई तारीख 24 - 12 - 76, 447ई 
तारीख 24 - 7 - 80, 901ई, तारीख 20 - 12 - 83, 962 तारीख 26 - 12- 87 , 
527 तारीख 28 - 11 - 92 तथा 126 तारीख 6 - 3 - 93 . 


निदेशक, प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान - यथोपरि 
उद्योग, निदेशक 

- यथोपरि 
उत्पादन शुल्क आयुक्त 

- यथोपरि 
• गन्ना आयुक्त 

- यथोपरि 
सचिव , राजस्व बोर्ड 

- यथोपरि 
श्रम आयुक्त 

-- यथोपरि -- 
महानिरीक्षक , कारागार 

- यथोपरि 
पंजीकरण महानिरीक्षक तथा स्टाफ मुख्य 
निरीक्षक अपर सचिव, राजस्व बोर्ड - यथोपरि 
पर्यटन निदेशक 

- यथोपरि 
हथकरघा निदेशक 

- यथोपरि 
( ख ) " अनुसूची - III - ख - राज्य सरकारों के अधीन 
भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान में वेतन लेने वाले पद (जिसमें 
समय वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त विशेष वेतन वाले पद शामिल हैं ) 
सारणी के पहले कालम में उल्लिखित " उत्तर प्रदेश प्रविष्टि तथा दूसरे 
कालम में दी गई तत्स्थानी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां 
प्रतिस्थापित की जाएंगी , अर्थात् : -- 
सरकार के विशेष सचिव 
कृषि उत्पादन आयुक्त तथा सरकार के पदेन 
विशेष/ संयुक्त सचिव के विशेष अधिकारी 
संयुक्त सचिव 
निदेशक, योजना, अनुसंधान तथा एक्शन डिवीजन और 
निदेशक मुल्यांकन तथा प्रशिक्षण प्रभाव तथा सरकार के विशेष/ संयुक्त 
सचिव 
अपर/ संयुक्त निदेशक , उद्योग 
अपर/ संयुक्त श्रम आयुक्त 
अपर रजिस्ट्रार सहकारी समितियां 
अपर आयुक्त, ग्रामीण विकास 
अपर संयुक्त बिक्री कर आयुक्त 
पंचायत निदेशक 
निदेशक सूचना और सरकार के विशेष/संयुक्त सधिष 
पशिक्षण और रोजगार निदेशक 
समाज कल्याण निदेशक 
सचिव लोक सेवा आयोग 
कलक्टर तथा जिला मजिस्ट्रेट 
भूमि सुधार उपायुक्त 
निदेशक स्थानीय निकाय 
निदेशक सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो तथा सरकार 
के संयुक्त/विशेष सचिव 
186911982 


NOTIFICATION 
New Delhi,the 30th April, 1998 
G . S. R. 231 ( E ).- -In exercise of the powers conferred 
by sub-section ( 1 ) of section 3 of the all India Services 
Act, 1951 (61 of 1951 ) read with rule 11 of the Indian Ad 
ministrative Service (Pay) Rules , 1954 , the Central Gov 
ernment in consultation with the Government of Uttar 
Praadesh herebymakes the following rules further to amend 
the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954 , 
namely : 

___ 1. ( 1 ) These rules may be called the Indian Adminis 
trative Service ( Pay) Third Amendent Rules, 1998 . 

( 2 ) They shall into force on the date of their 
publiction in the official gazette . 

2 . In the Indian Administrative Servico (Pay ) Rules, 
1954-scale in the Indian Administrartive Service under the 
State Governments, in the Table, for the entry , “ Uttar 
Pradesh " occurring in the first column and the correspond 
ing entries in the second and third columns, the following 
shall be substituted, namely : 
" Uttar Pradesh " 
Chief Secretary to Government 

Rs. 26000/ 
Chairman , Board of Revenue and Advisor 
Land Reforms 

Rs. 26000/ 
Member, Board of Revenue Chairman , 
Administrative Tribunal & Chairman , 
Vigilace Commission 

Rs. 26000 / 
Member, Board of Revenue Rs. 22400 -525 - 24500 / 
Agriculture Production Commissioner 

- - do 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II- SEC, 3 (1) ] 


Resident Commissioner, New Delhi 

- do 
Principal Secretary to Government 

- do 
Commissioner of Divisions (Agra, Varanasi, 
Meerut, Lucknow , Allahabad and 
Kanpur) 

do - -- 
Chairman , Administrative Tribunal 2 Rs, 18400 - 500 - 22400 / 
Commissioner of Division 

do — 
Member ( Judicial ), Board of Revenue 

do 
Secretary to Government 

-- do 
Commissioner, Food 

- do 
Commissioner for Consolidation 

- do 
Commissioner of Rural Development 

do 
Entertainment Tax Commissioner 

- do 
Secretary to Chief Minister 

- do 
Secretary to Governor 

- - do 
Sales Tax Commissioner 

do 
I ransport Commissioner 

- do 
Registrar, Cooperativo Societies 

- do 
Director, Administrative Training 
Institute 

-do 
Director of Industries 

- - do 
Excise Coinmissioner 

dor 
Cane Commissioner 

- do 
Secretary , Board of Revenue 

- do 
Labour Commissioner 

- do 
Inspector Generalof Prisons 

do 
Inspector General of Registration -cum - Chief 
Inspector of Stamps- cuun -Addl. 

do . 
Secretary , Board of Revenue 

- do 
Director of Tourism 

-- do 
Director, Handlooms 

- do 
(b ) In Schedule III-B Posts carrying pay in the senior 
scale of the Indian Administrative Service under the State 
Governments including posts carrying special pay in addı 
tion to pay in the time seale ) in the Table , for the entry " Uttar 
Pradesh " occaring in the first column and the corresponding 
entries in the second column the following shall be substi 
tuted , namely : 
Special Secretary to Government 
Special Officer to Agriculture Production Commissioner and 
Special/ Soint Secretary to Government 


Joint Secretary 
Director, Planning , Research and Action Division and Direc 
tor Evaluation & Training Division -cum - Special/ Joint Sec 
retary to Govemment 
Additional Joint Director of Industries 
Additional/ Joint Labour Commissioner 
Addi, Registrar , Cooperative Societies 
Additional Commissioner, Rural Development 
Addl./Joint Sales Tax Commissioner 
Director of Panchayats 
Director of Information & Special/Joint Secretary to 
Govertiment 
Director of Training and Employment 
Director Social Welfare 
Secretary, Public Service Commission 
Collector and District Magistrate 
Deputy Land ReformsCommissioner 
Director of Local Bodies 
Director, Bureau of Public Enterprises -cum -Joint/ Special 
Secretary to Government 
Relief Commissioner- cum - Special/ Joint Secretary to Govt. 
Director, Urban Land Ceiling 
Regional Food Controller 
Joint Developmen Commissioner. Chief Development 
Officer/Additional/Joint Project Administrator , Area 
Development 
Staff Officer to Chief Secretary -cum - Special/Joint Secretary 
to Government and Director, Revenuo Intelligence . 
Director (Administration )Medical, Health amd Family 
Welfare . 

[No. 11031/4 /97 -AIS (II )- B ] 
MADHUMITA D .MITRA , Desk Officer. 


Note :- -- The Principal Rules were published vide Gazette 

No. 158 dated 14 -9 - 1954 . Schedule III of the Prin 
cipalRules in respect of Uttar Pradesh were subse 
quently amended vide GSR Nos . 52E , dated 
28 -2 - 1974 , 427E , dated 16 - 10 - 1974 , 947E , dated 
24 - 12 - 1976 , 447E dated 24 - 7 - 1980 , 9016 dated 
20th December, 1983 , 962 dated 26 - 12 - 1987 , 527, 
dated 28 - 11 - 92 , and 126 , dated 6 - 3 - 93 . 


Printed by the Manager, Govt. of India Press , Ring Road , Mayapurl, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 — 1998 


